निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 848 ) पटना , सोमवार, 27 जुलाई 2015 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


2 जुलाई 2015 


सं० 5 निगो0वि0 (8) 04/ 2014 - 251 निगोo — श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक , कोशी परिक्षेत्र, 


सहरसा सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना से जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक - 137 दिनांक 13. 09.2013 के 


द्वारा जिला मत्स्य कार्यालय, मधेपुरा के महत्वपूर्ण अभिलेख एवं पंजियों के गायब होने, वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राजस्व 


के गबन संबंधी सूचना देते हुए समुचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की गयी । उक्त आलोक में ससमय कोई कार्रवाई नहीं किये 


जाने के फलस्वरूप निदेशक, मत्स्य निदेशालय , बिहार, पटना के पत्रांक - 1953 दिनांक 26. 11. 2013 के द्वारा श्री कुमार को सात 


दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया परन्तु श्री कुमार के द्वारा ससमय प्रतिवेदन समर्पित नहीं 


किया गया । 


2. उक्त आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध आदेश की अवहलेना करने , कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने एवं वित्तीय 


अनियमितता में सहभागिता का आरोप गठित करते हुए विभागीय संकल्प - 703 निगो0 दिनांक 29 .09.2014 द्वारा विभागीय 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 जुलाई 2015 
कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसमें श्री ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, पटना को जाँच 


पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


3. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.03. 2015 में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को 


अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 


4. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री 


सुनील कुमार के द्वारा निदेशक, मत्स्य को जाँच प्रतिवेदन भेजने में प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है अतएव समयक विचारोपरांत विलंब 


को प्रक्रियागत मानते हु 


आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । उक्त आधार पर विभागीय कार्यवाही को सरकार द्वारा समाप्त 


करने का निर्णय लिया गया है । 


5. अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक , कोशी परिक्षेत्र, सहरसा सम्प्रति 


जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना को आरोप मुक्त मानते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेश्वर पाण्डेय , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 848- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


